REGD . No. D- 212 


REA 


११ 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


PUBLISHED BY AUTHORITY 
NEW DELHI , SATURDAY , MAY 30 , 1964 ( JYAISTHA 9, 1886 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


No . 11 ] 


Separato paging is plyon to this part in order that it may be filled as a separate compilation 

PART I - SECTION 3 
Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued 

by the Ministry of Defence 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 30th May , 1964 
No. 1203 , dated 13th May 1964 . - Corrigendum. - - Para I 
of Ministry of Defence Resolution No . 243, dated 18th Jan . 
1963, published in the Gazette of India , Part I, Section 3, 
datod 2nd Feb . 1963 /Magha 13 , 1884 ( S ), regarding reconsti 
tution of the State Advisory Committee for the Territorial 
Army and Lok Sahayak Sena in Orisga is amended as 
follows : - - 

Delete - - " To advise the Government of India on matters 
relating to the development of the Territorial Army and Lok 
Sahayak Sena in the State of Orissa , the President has been 
pleased to direct that the State Advisory Committee for the 
Territorial Army and Lok Sahayak Sena he re -constituted" . 

Substitute - " To advise the Government of India on matters 
relating to the development of the Territorial Army in the 
State of Orissa , the President has been pleased to direct that 
the Stato Advisory Committee for the Territorial Army be 
re - constituted" . 

No. 1204, dated 16th May 1964. - Corrigendum. - Ministry 
of Defence Resolution No . 244 , dated the 10th Jan. 1963 


published in the Gazette of India , Part I , Section 3 , dated the 
2nd Feb . 1963 /Magha 13 , 1884 ( S ) , as amended , regarding 
reconstitution of the Stato Advisory Committee for the 
Territorial Army and Lok Sahayak Sena in the State of Assam 
is further amended as follows : 
Untler the heading Secretary in para 2 

Delete -- " GSO 3 ( TA ) , HQ 101 Communication Zone Area ". 

Substitute — “GSO 2 ( TA ) , Headquarters 101 Communica 
tion Zone Area " . 

No . 1205, dated 13th May 1964. Corrigendum. - Ministry 
of Defence Resolution No . 887- A , dated the 4th March 1963 
published in Gazette of India, Part I, Section 3 , dated 20th 
April 1963 / Chaitra 30 , 1885 ( S ) regarding re - constitution of 
the State Advisory Committee for Territorial Army in Kerala 
Stale is amended as follows : 
In para 2 under Heading Chairman 

Delcte -- "Shri P. T . Chakko, Minister for Home Affairs " . 
Substitute _ "Shri R. Sankar, Chief Minister ". 

GANESH SWARUP, Under Secy. 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 30 मई 1964 
सं० 1203 दिनांक 13 अप्रैल , 1964 - संशोधन - उड़ीसा 
राज्य में प्रादेशिक सेना तथा लोक सहायक सेना के लिए राज्य 
सलाहकार समिति की पुनःस्थापना संबंधी, भारत सरकार के 
राजपत्र दिनांक 2 फरवरी 1963 / 13 माघ 1884 ( शक ) 
के भाग प्रथम , अनुभाग सीसरे में प्रकाशित होने वाले यथा संशोधित 
संकल्प संख्या 243 दिनांक 18 जनवरी 1963 के पैरा 1 में 
निम्न और संशोधन किया गया है । 

" राष्ट्रपति को यह निदेश देते हुए प्रसन्नता हुई है कि उड़ीसा 
राज्य में प्रादेशिक सेना तथा लोक सहायक सेना के विकास 
संबंधी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के लिए 
प्रादेशिक सेना तथा लोक सहायक सेना के लिए, एक राज्य 
सलाहकार समिति पुनः संगठित की जाए । " 
को हटा दीजिए । 
इसके स्थान पर पदिए 
" राष्ट्रपति को यह निदेश देते हुए प्रसन्नता हुई है कि उड़ीसा 
राज्य में प्रादेशिक सेना के विकास संबंधी मामलों में भारत 
सरकार को सलाह देने के लिए प्रादेशिक सेना के लिए 
एक राज्य सलाहकार समिति पुनःसंगठित की जाए । " 

सं . 1204 दिनांक 16 मई, 1964 - संशोधन - असम राज्य 
में प्रादेशिक सेना तथा लोक सहायक सेना के लिए राज्य सलाहकार 


समिति की पुनःस्थापना संबंधी, भारत के राजपत्र दिनांक 
2 फरवरी 1963/ 13 माघ 1884 ( शक ) के भाग प्रथम , 
अनुभाग तीसरे में प्रकाशित होने वाले यथा संशोधित संकल्प 
संख्या 244 दिनांक 10 जनवरी 1963 में निम्न और संशोधन 
किया गया है । 

पैरा 2 में सचिव शीर्षक के अन्तर्गत 
“ जी . ऐस० ओ० 3 ( प्रा० से० ) मुख्यालय 101 कम्यूनिकेशन 
जोन एरिया " को हटा दीजिए । 
इसके स्थान पर पदिए “ जी . ऐस० ओ० 2 (प्रा० से० ) , 
मुख्यालय 101 कम्यूनिकेशन जोन एरिया " । 

सं० 1205 दिनांक 13 मई, 1964 --- संशोधन केरल में 
प्रादेशिक सेना के राज्य सलाहकार समिति की पुनःस्थापना के 
बारे में भारत के राजपत्र दिनांक 20 अप्रैल 1963/ चैत्र 30 , 
1885 ( शक ) के भाग प्रथम अनुभाग तीसरे में प्रकाशित होने 
वाले , प्रतिरक्षा मंत्रालय के संकल्प संख्या 887-क दिनांक 4 मार्च , 
1963 में निम्न संशोधन किया गया है : - - 
___ " चेयरमैन " 
( क ) शीर्षक के अन्तर्गत पैरा 2 में 

श्री पी०टी० चक्को , गृह मंत्री के स्थान पर 
श्री आर० शंकर, मुख्य मंत्री पढ़िए 


गणेश स्वरूप , अवर सचिव 


- 


. - . - . - 


. - 


- 


- 


- 


- - 


- 


PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , 
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS. DELHI , 1964. 

( 21 ) 


L / G83G1/ 64 


